निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 18 


12 वैशाख 1934 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

2 मई 2012 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 
भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-4 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


और 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है। 
भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग –शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

5-10 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 2 मई 2012 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


कृषि विभाग 


अधिसूचना 
4 मार्च 2012 


सं० 1 / ए0 कोर्ट0-59 / 03–1911 - सी ० डब्लुजे० सी ० सं० 13648/2003 में दिनांक 08 फरवरी 2010 को पारित 
न्याय निर्णय के अनुपालन में विभागीय प्रोन्नति समिति ( आयोग सहित ) की अनुशंसा के आलोक में मो ० रजा करीम बिहार 
कृषि अधिनस्थ सेवा, कोटि-8 ( माप -तौल निरीक्षक ) को उसी कोटि के वर्ग-2, वेतनमान रु० 6500-10,500 (अपुनरीक्षित ) में 
विभागीय अधिसूचना सं 0 3892, दिनांक 19 दिसम्बर 2002 द्वारा प्रभार ग्रहण करने की तिथि से दी गई प्रोन्नति को shift 
back करते हुए दिनांक 1 अक्तूबर 1999 के प्रभाव से वैचारिक रूप से प्रोन्नति दी जाती है । 
2. उपर्युक्त नोशनल प्रोन्नति का लाभ पेंशनादि निर्धारण में प्राप्त हो सकेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जगदीश प्रसाद चौहान , संयुक्त सचिव । 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचनाएं 

15 मार्च 2012 
सं ० 1 स्था०-0253/ 11-425 / वि ० स ० — सभा सचिवालय में मार्शल के रिक्त स्थायी पद पर संविदा के आधार पर मासिक 
मानदेय ( अंतिम वेतन- पेंशन ) पर श्री कैप्टन भानु प्रकाश सिन्हा , सेवा-निवृत्त मार्शल , बिहार विधान - सभा को सभा सचिवालय की 
अधिसूचना संख्या -2387 , दिनांक 02.12.2011 में विहित्त शर्तों के अधीन प्रभार ग्रहण की तिथि 21.02.2012 से 20.02.2013 तक 
के लिए नियोजित किया जाता है । श्री सिन्हा, मार्शल के दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे । 


। 


आदेश से , 


हरेराम मुखिया , उप - सचिव । 


24 अप्रील 2012 
सं ० 1 स्था०-253 / 2011-598 / वि ० स ० — सभा सचिवालय में अवर सचिव के रिक्त स्थाई पद पर संविदा के आधार पर 
मासिक मानदेय ( अंतिम वेतन- पेंशन ) पर श्री राधेश्याम झा , सेवा -निवृत्त अवर सचिव , बिहार विधान - सभा सचिवालय को सभा 
सचिवालय की अधिसूचना संख्या 2387 , दिनांक 02.12.2011 में विहित शर्तों के अधीन प्रभार ग्रहण की तिथि 11.04.2012 के 
पूर्वा० से 10.04.2013 तक के लिए नियोजित किया जाता है । 


आदेश से , 


फूल झा , उप - सचिव । 


20 मार्च 2012 
सं० 2 स्था०-68 /12- 446/ वि ० स ० — वित्त विभाग के संकल्प सं ०1500 , दिनांक 24.03.2005 एवं सभा सचिवालय की 
अधिसूचना संख्या 499 , दिनांक 12.04.2005 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम 73 के अनुसरण में श्री राम विशुन सिंह , अधीक्षक 
(टंकक संवर्ग) को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 31.03.2012 के अपराह्न से सेवा-निवृत्त किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

ताराचन्द रजक , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 2 मई 2012 


3 


24 अप्रील 2012 
सं ०1 स्था०-253 / 2011-596/ वि ० स ० — सभा सचिवालय में प्रतिवेदक के दो रिक्त स्थाई पद पर संविदा के आधार 


पर मासिक मानदेय ( अंतिम वेतन- पेंशन ) पर निम्नलिखित कर्मियों को सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 2387, दिनांक 


02.12.2011 में विहित शर्तों के अधीन प्रभार ग्रहण की तिथि 02.04.2012 के पूर्वा० से 01.04.2013 तक के लिए नियोजित किया 


जाता 


है 


: 


( 1 ) श्री अशोक प्रसाद , सेवा -निवृत्त अवर सचिव ( प्रतिवेदन ) , बिहार विधान - सभा, पटना । 
( 2 ) श्री विजय कुमार , सेवा -निवृत्त प्रतिवेदक , बिहार विधान - सभा , पटना । 

आदेश से , 
फूल झा , उप - सचिव । 


12 मार्च 2012 
सं ० 2 स्था०-51 /11-389/ वि ० स० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 630 , दिनांक 16.05.2005 द्वारा प्रवृत वित्त 


विभाग , बिहार सरकार के संकल्प संख्या 3 / एम - 2-5-1/99 , खण्ड -1829 वि ० ( 2 ) , दिनांक 07.04.2005 तथा महालेखाकार ( लेखा 


एवं हकदारी ) का कार्यालय , बिहार , पटना के पत्रांक - जी ० ई०-12- BLA- XIV - A-2-1728 , दिनांक 28.12.2011 के अनुसरण में 


श्री अशोक प्रसाद , सेवा -निवृत्त अवर सचिव ( प्रतिवेदन ) , बिहार विधान - सभा सचिवालय , पटना को उनकी सेवा -निवृत्ति की तिथि 


30.11.2011 तक उनके कोष में संग्रहित 300 ( तीन सौ ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य अवकाश वेतन 


तथा उक्त वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के समतुल्य नकद राशि के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

ताराचन्द रजक , अवर सचिव । 


5 मार्च 2012 
सं ० 2 स्था०-136/ 10-366 / वि ० स० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 630, दिनांक 16.05.2005 द्वारा प्रवृत वित्त 


विभाग के संकल्प संख्या 3/ एम - 2-5-1/99 , खण्ड-1829 वि ० ( 2 ) , दिनांक 07.04.2005 एवं महालेखाकार, बिहार के कार्यालय के 


ज्ञापांक - जी ०ई०-12- BLA- XVII- न्यू -13-1759 , दिनांक 03.01.2012 के आलोक में श्री मु ० जैनुल , सेवा-निवृत्त उप - सचिव , बिहार 
विधान- सभा को उनकी सेवा-निवृत्ति की तिथि 31.01.2012 तक उनके कोष में संग्रहित 300 ( तीन सौ ) दिनों का अव्यवहृत 


उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य वेतन तथा उक्त वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के समतुल्य नकद राशि के 


भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

ताराचन्द रजक , अवर सचिव । 


15 मार्च 2012 
सं० 2 स्था०-152/11-427 / वि ० स ० - सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 630 , दिनांक 16.05.2005 द्वारा प्रवृत 


वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3/ एम०-2-5-1/99, खण्ड-1829 वि ० ( 2 ) , दिनांक 07.04.2005 एवं वित्त ( वै ० दा ० नि ० को ० ) 


विभाग , बिहार, पटना के कार्यालय के ज्ञापांक - वै० दा ० को ० 23/ न्या ० सेवा 213 /01-91 ( 22 ) , दिनांक 20.01.2012 के आलोक में 


4 


बिहार गजट , 2 मई 2012 


श्री हरि प्रसाद यादव , सेवा - निवृत्त अवर सचिव , बिहार विधान - सभा को उनकी सेव - निवृत्ति की तिथि 31.08.2011 तक उनके कोष 


में संग्रहित 300 ( तीन सौ ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य वेतन तथा उक्त वेतन पर प्रचलित दर पर 


अनुमान्य महँगाई भत्ता के समतुल्य नकद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

ताराचन्द रजक , अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

07-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 2 मई 2012 


5 


भाग -2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचनाएं 

4 अप्रील 2012 
सं ० आं ० सं ० एवं के ० स ० स०-2 / 10-545 / वि ० स ० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि 
बिहार विधान - सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम -59 के अधीन वर्ष 2012-2013 के लिए अध्यक्ष , बिहार 
विधान - सभा ने आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति का गठन निम्न प्रकार किया है : 
1 . श्री सुबोध राय 

स ० वि ० स ० 

सभापति 
2 . श्री दामोदर सिंह 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
3 . श्री कौशल यादव 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
4 . श्रीमती पुर्णिमा यादव 

स ० वि ० स ० 

सदस्या 
5 . श्री श्रीकृष्ण कुमार 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
6 . श्रीमती रंजू गीता 

स ० वि ० स ० 

सदस्या 
7 . श्रीमती 

सुजाता देवी स ० वि ० स ० 

सदस्या 
8 . श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
9 . 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री जितेन्द्र कुमार राय 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
11. श्री राम बालक सिंह 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 


श्री संतोष कुमार 


10. 


श्री सुबोध राय , स० वि ० स ० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । इस समिति का कार्यकाल 
अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2013 तक होगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

लक्ष्मीकान्त झा , प्रभारी सचिव । 


4 अप्रील 2012 
सं० आवास -3/12-443 / वि ० स ० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार विधान - सभा 
की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -259 के अधीन माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा ने वर्ष 2012-2013 के 
लिए बिहार विधान - सभा की आवास समिति का गठन निम्न प्रकार किया है : 


सभापति 


सदस्य 


सदस्य 


श्रीमती बीमा भारती 
डा ० अच्युतानन्द 
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव 
श्रीमती सुनीता सिंह 
श्री संतोष कुमार निराला 
श्री सुमीत कुमार सिंह 


स ० वि ० स ० 
स ० वि ० स ० 
स ० वि ० स ० 
स ० वि ० स ० 
स ० वि ० स ० 
स ० वि ० स ० 


सदस्या 


सदस्य 


सदस्य । 


6 


बिहार गजट , 2 मई 2012 


श्रीमती बीमा भारती , स ० वि ० स ० इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल 
अधिसूचना निर्गत की तिथि से 31.03.2013 तक होगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

लक्ष्मीकान्त झा , प्रभारी सचिव । 


. 


4 अप्रील 2012 
सं ० बि ० वि ० वि ० स०-01/ 2012-551/ वि ० स ० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि 
माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा ने बिहार विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -59 के तहत प्रदत्त 
शक्ति के अनुसरण में वर्ष 2012-13 के लिए बिहार विधान- सभा की " बिहार विरासत विकास समिति " का गठन निम्न प्रकार से 
किया है : 
1 . श्रीमती गुड्डी देवी 

स ० वि ० स ० 

सभापति 
2. श्री राम लषण राम रमण 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
3 . श्रीमती पुनम देवी (181 ) 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
4 . डा ० सुनील कुमार 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
5 . श्री अजय कुमार मंडल 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
6 . श्री श्यामदेव पासवान 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
7 . श्री पद्म पाराग राय वेणु 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
8 . श्री सोनेलाल हेम्ब्रम 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 


9 . 


श्री विनय बिहारी 


स ० वि ० स ० 


सदस्य 


10 . 


श्रीमती अन्नु शुक्ला 


स ० वि ० स ० 


सदस्य 


श्रीमती गुड्डी देवी , स ० वि ० स ० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल 
अधिसूचना निर्गत की तिथि से 31 मार्च, 2013 तक होगा । 

समिति मुख्यतः बिहार में ऐतिहासिक , सांस्कृतिक , शैक्षणिक एवं पुरातात्विक , बौद्ध सर्किट की खुदाई से प्राप्त गुफा , 
इस्लाम धर्म के विभिन्न मजार , जैन संप्रदाय के ऐतिहासिक स्थल , विद्यापति सर्किट के स्थल , अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित 
जनजाति समुदाय की पौराणिक सांस्कृतिक परम्परा , हिन्दू धर्म के पुरातन ऐतिहासिक स्थल एवं पौराणिक शैव स्थल आदि विरासत 
के रूप में बिहार में आच्छादित है , जिसकी खोज पर्यटन के रूप में , ऐतिहासिक साहित्य के रूप में पुस्तकों को प्रकाशित कर एवं 
महापुरूषों के गौरवमयी इतिहास आदि का प्रकाशन तथा इसे विकसित करने आदि के संबंध में विचार -विमर्श कर सदन को 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

लक्ष्मीकान्त झा , प्रभारी सचिव । 


4 अप्रील 2012 
सं ० प ० उ ० सं ० स०-15/2010-403/ वि ० स ० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय 
अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा ने बिहार विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -59 के अधीन वर्ष 
2012-2013 के लिए बिहार विधान - सभा की पर्यटन उद्योग संबंधी समिति का निम्न प्रकार से गठन किया है 
1 . श्री जवाहर प्रसाद , स ० वि ० स ० 

सभापति 
2 . श्री महेन्द्र बैठा , स ० वि ० स ० 

सदस्य 
3 . श्री जय कुमार सिंह , स ० वि ० स ० 

सदस्य 
4 . श्री मोहम्मद तौसीफ आलम , स ० वि ० स ० 

सदस्य 


बिहार गजट , 2 मई 2012 


7 


5 . 


श्री अमर नाथ गामी . स ० वि ० स ० 

सदस्य 
6 . श्री ललन कुमार , स ० वि ० स ० 

सदस्य । 
श्री जवाहर प्रसाद , स०वि ० स ० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल 
अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2013 तक होगा । 

माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

लक्ष्मीकान्त झा , प्रभारी सचिव । 


4 अप्रील 2012 
सं ० सा ० प्र ० स०-2/12-441/ वि ० स ० – सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि अध्यक्ष , बिहार 
विधान सभा ने बिहार विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 290 के अधीन वर्ष 2012-13 के लिए 
सामान्य प्रयोजन समिति का गठन निम्न प्रकार किया है 
1 . श्री उदय नारायण चौधरी अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा 

सभापति 


: 


2 . 


श्री नीतीश कुमार 


सदस्य 


3 . 


श्री सुशील कुमार मोदी 


मुख्यमंत्री 
उप मुख्यमंत्री 
मंत्री , संसदीय कार्य विभाग 


सदस्य 


4 . 


श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव 


सदस्य 


5 . 


श्री विजय कुमार चौधरी 


मंत्री , जल संसाधन विभाग 


सदस्य 


6 . 


श्री नन्द किशोर यादव 


सदस्य 


मंत्री , पथ निर्माण विभाग 
मंत्री, उद्योग एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


7 . 


सदस्य 


श्रीमती रेणु कुमारी 
श्री अब्दुल 

बारी सिद्दिकी 


8 . 


नेता , विरोधी दल 


सदस्य 


9 . 


श्री श्रवण कुमार 


मुख्य सचेतक ( सत्तारूढ़ दल ) 


सदस्य 


10 . 


डा ० प्रमोद कुमार सिंह 


स ० वि ० स ० 


सदस्य 


11 . 


श्री अख्तरूल ईमान 


स ० वि ० स ० 


सदस्य । 


माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का कार्यकाल 
अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2013 तक होगा । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

लक्ष्मीकान्त झा , प्रभारी सचिव । 


4 अप्रील 2012 


सं ० शू ० काल -17/12-447/ वि ० स० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि बिहार 
विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -59 के अधीन माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा ने वर्ष 
2012-2013 के लिए बिहार विधान - सभा की शून्यकाल समिति का निम्न प्रकार से गठन किया है : 
1 . श्री अवनीश कुमार सिंह , 

स ० वि ० स ० 

सभापति 
2 . श्री अशोक कुमार यादव , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
3 . श्री सुभाष सिंह , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
4 . श्री जनक सिंह , 

सवि ० स ० 

सदस्य 
5 . श्री अनंत कुमार सिंह , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
6 . श्री रणधीर कुमार सोनी, 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
7 . श्री सुरेन्द्र मेहता, 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 


8 


बिहार गजट , 2 मई 2012 


8 . श्री अखतरूल इसलाम शाहिन , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
9 . श्री सोम प्रकाश सिंह , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
10. श्रीमती मनोरमा प्रसाद , 

स ० वि ० स ० 

सदस्या 
11 . श्री सतीश कुमार साह , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य 
श्री अवनीश कुमार सिंह , स ० वि ० स० इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे । समिति का 
कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से 31.03.2013 तक के लिए होगा । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

लक्ष्मीकान्त झा , प्रभारी सचिव । 


4 अप्रील 2012 


सं ० वि ० स ०नियम -3/ 2010-1941/ वि ० स ० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि बिहार 
विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 287 के अधीन माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा ने वर्ष 
2012-13 के लिए बिहार विधान - सभा की नियम समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है 


1 . 


श्री उदय नारायण चौधरी 


अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा 


सभापति 


2 . 


श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव 


मंत्री , संसदीय कार्य विभाग 


सदस्य 


3 . 


मंत्री . जल संसाधन विभाग 


सदस्य 


श्री विजय कुमार चौधरी 
श्री चन्द्र मोहन राय 


4 . 


मंत्री , लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


सदस्य 


5 . 


सदस्य 


श्रीमती प्रो ० सुखदा पाण्डे 
श्री 

अब्दुल बारी सिद्दिकी 


6 . 


मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 
नेता , विरोधी दल 
मुख्य सचेतक , सत्तारूढ़ दल 


सदस्य 


7 . 


श्री श्रवण कुमार 


सदस्य 


8 . 


श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह 


स ० वि ० स ० 


सदस्य 


9 . 


डा ० प्रमोद कुमार सिंह 


स ० वि ० स ० 


सदस्य 


10 . 


डा ० मोहम्मद जावेद 


स ० वि ० स ० 


सदस्य 


11 . 


श्री अवधेश कुमार राय 


स ० वि ० स ० 


सदस्य । 


माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इस समिति के सचिव होंगे । समिति का 
कार्यकाल अधिसूचना निर्गत की तिथि से 31 मार्च, 2013 तक होगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

लक्ष्मीकान्त झा , प्रभारी सचिव । 


कृषि विभाग 


अधिसूचना 

19 नवम्बर 1991 
सं ० 1 / ए ० जी०-137 / 91-10698 / कृ 0 — बिहार कृषि सेवा अधिनियम , 1982 की धारा -2 उप - धारा ख के द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कृषि सेवा अधिनियम 1982 बिहार अधिनियम संख्या 44, 1982 
जो विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एल ० ए० बी०-2-0-182 लेज 467 , दिनांक 16.04.82 के रूप में बिहार गजट के 
असाधारण अंक में प्रकाशित किया गया , उसकी अनुसूची -1 में संलग्न सूची में कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या 3852 , 


बिहार गजट , 2 मई 2012 


9 


दिनांक 20.03.89 और 8015, दिनांक 23.06.89 द्वारा सुपरटाईम स्केल (वेतनमान 1900-2500 / रू 0) में संयुक्त कृषि निदेशक, 
कृषि विशेषज्ञ एवं संयुक्त निदेशक , भूमि संरक्षण के पदों को अनुसूची -1 से हटाते है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
नागेन्द्र तिवारी , संयुक्त सचिव । 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचनाएं 

25 अप्रील 2012 
सं ० नि प्रा०/नि ० 1-02/2011 खंड 4386 — पूर्वी चम्पारण जिला के आदापुर , छोड़ादानो , रक्सौल , रामगढ़वा , घोड़ासहन , 


चिरैया, ढाका, मेहसी, कल्याणपुर, केसरिया , पकरीदयाल , मधुबन, तेतरिया, अरेराज , पहाड़पुर , संग्रामपुर, हरसिद्धी, बंजरिया , कोरवा, 
पिपराकोठी, सुगौली एवं तुरकौलिया, कटिहार जिला के बरारी, हसनगंज , प्राणपुर, अमदाबाद एवं कदवा तथा मधुबनी जिला के 


विस्फी प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति की मतदाता सूची में पायी गयी विसंगतियों के कारण उक्त प्रखंड स्तरीय 


मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ, जिनकी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 18.04.2012/ 24.04.2012 को किया गया था , को 


एतद् द्वारा रद्द किया जाता है । इन मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्यक्रम अलग से 


घोषित किया जायेगा। 


आदेश से , 


एन ० एस ० माधवन , 


मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


26 अप्रील 2012 
सं ० नि प्रा ०/ नि ० 1-01/ 2011/ खंड 4389 – प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 4358 , दिनांक 24.04.2012 के परिशिष्ट -4 


के क्रमांक -26 पर सारण जिला के समक्ष अंकित महराजगंज , मैरवा एवं सिवान सदर को विलोपित करते हुए परिशिष्ट -4 के नये 


क्रमांक -34 पर सिवान जिला एवं उसके समक्ष ( 1 ) महराजगंज ( 2 ) मैरवा एवं ( 3 ) सिवान सदर स्थापित किया जाता है । 


2. अधिसूचना संख्या 4358 , दिनांक 24.04.2012 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
3. उक्त अधिसूचना की शेष बातें यथावत रहेंगी । 


आदेश से , 


एन 0 एस 0 माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


26 अप्रील 2012 
सं ० नि प्रा ०/नि ० 1-01 / 2011 खंड 4395 — प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 8747, दिनांक 29.07.2011 द्वारा प्रखंड 


स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन संचालन के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण ( मोतिहारी ) को 


अपने क्षेत्राधिकार के लिए उप -जिला निर्वाचन पदाधिकारी , ( सहयोग समितियाँ ) पदनामित किया गया था । सम्प्रति श्री विनोद , जिला 


सहकारिता पदाधिकारी , पूर्वी चम्पारण ( मोतिहारी ) के पद पर कार्यरत हैं । प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति की मतदाता सूची 


10 


बिहार गजट , 2 मई 2012 


की तैयारी एवं प्रकाशन में श्री विनोद द्वारा अपने कर्तव्यों का भली - भाँति निर्वहन नहीं करने के लिए उन्हें उप -जिला निर्वाचन 


पदाधिकारी, ( सहयोग समितियाँ ) के नामित पद से विमुक्त किया जाता है तथा श्री सुभाष कुमार , सहायक निबंधक , सहयोग 


समितियाँ , पूर्वी चम्पारण ( मोतिहारी ) को अपने क्षेत्राधिकार के लिए उप -जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( सहयोग समितियाँ ) पदनामित 


किया जाता है । 


2. अधिसूचना संख्या 8747, दिनांक 29.07.2011 की शेष बाते यथावत रहेंगी । 


आदेश से , 


एन ० एस ० माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 07-571 + 600- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


